निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 979) 


12 अग्रहायण 1936 ( AO ) 
पटना , बुधवार , 3 दिसम्बर 2014 


सामान्य प्रशासन विभाग 


। 


अधिसूचना 

2 दिसम्बर 2014 
सं0 03 / एच० - 01 / 2013 - सा०प्र० - 16585 — वर्ष 2015 के लिए घोषित अवकाशों की सूची संबंधी सामान्य 
प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 13946 दिनांक 10. 10. 2014 में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य सरकार 
द्वारा राज्य के निम्न विभूतियों के नाम के आगे अंकित उनकी जयन्ती की तिथियों को राज्य सरकार के कार्यालयों एवं 
न्यायायिक दंडाधिकारी कार्यालयों में वर्ष 2015 के लिए घोषित प्रतिबंधित अवकाशों की सूची में शामिल किया जाता है 
विभूतियों के नाम 

जयन्ती की तिथि 
1 . कर्पूरी ठाकुर 

24 जनवरी, 2015 
2. अनुग्रह नारायण सिन्हा 

18 जून, 2015 
3. जय प्रकाश नारायण 

11 अक्टूबर, 2015 
4. श्रीकृष्ण सिंह 

21 अक्टूबर, 2015 
5 . डॉ० राजेन्द्र प्रसाद 

03 दिसम्बर, 2015 
उपर्युक्त अधिसूचना संख्या - 03 / एच० - 02 / 2014सा०प्र० - 13946 दिनांक 10.10. 2014 की अनुसूची - 2 
तदनुसार संशोधित समझी जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अनिल कुमार, 
सरकार के अपर सचिव । 


। 


। 


। 


। 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 979-571+ 100 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


